PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ.. , 


FEB. 3. 2009 ( MAGH. 14 , 1930 SAKA) 


73 


गृह विभाग 


दिनांक 19 जनवरी, 2009 


संख्या 763/ पी0-4. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा , सरकारी 
खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव चान्दहट, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद ( अब जिला पलवल में ) में पुलिस थाना चान्दहट के 
निर्माण के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 11302 / पी -4 , दिनांक 7 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे 
विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण , भूमि अर्जन कलक्टर एवं उप मंडल अधिकारी ( नागरिक), पलवल, जिला पलवल के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


ন্য 


टिप्पणी 


हदबस्त 
संख्या 


मुस्तिल 
संख्या 


खसरा/किला 
संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


फरीदाबाद 


पलवल 


गांव चांदहट 


172 


170 


18/1 


5 


12 


चाही 


19/1 


6 


14 


चाही 


22/1 


0 


09 


चाही 


18/2/1 


0 


17 


चाही 


18/2/2 


0 


06 


चाही 


18/2/3 


() 


05 


चाही 


23/2/1 


0 


11 


घाही 


23/2/2 


0 


15 


चाही 


23/2/3 


3 


10 


चाही 


199 


3/3 


0 


01 


चाही 


योग 


19 


00 


कृष्ण मोहन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 19th January , 2009 


No. 763/P -4.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the specification below 
is needed by the Government, at public expense , for a public purpose ,namely , for the construction of Police Station , 
Chandhut, Tehsil Palwal, District Faridabad (now District Palwal ), for which Haryana Government, Home Department, 
Notification No. 11302 /P -4 , dated the 7th September, 2007 , under Section 4 of the Land Acquisition 
Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the land described in the specifications below 


74 


HARYANA GOVT..GAZ ., FEB. 3, 2009 ( MAGH. 4. 1930 SAKA ) 


[ PARTI 


is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
( Act 1 of 1894), for theinformation of all to whom it may concern. 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum -Sub Divisional Officer 
(Civil ), Palwal, District Palwal. 


Specification 


District 


Tehsil 


Locality 


Remarks 


Hadbast 
Number 


Mustil 
Number 


Khasra /Killa 
Number 


Area 
Kanal Maria 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Palwal 


Palwal Village Chandhut 


172 


170 


18/1 


5 


12 


Chahi 


19/1 


6 


14 


Chahi 


22/1 


0 


09 


Chahi 


18/2/1 


0 


17 


Chahi 


18/2/2 


0 


06 


Chahi 


18/2/3 


05 


Chahi 


23/2/1 


0 


11 


Chahi 


23/2/2 


0 


15 


Chahi 


23/2/3 


3 


10 


Chahi 


199 


3/3 


0 


01 


Chahi 


Total Area 19 


KRISI INA MOHAN , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Home Department . 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 


एस० सी ० ओ ० नं 0 16-17 , सैक्टर 20 -डी, चण्डीगढ़ 


दिनांक 22 जनवरी, 2009 


क्रमांक रा ० नि ० आ o/ 3-ई- III/ 2009/ 444.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 161 की उप धारा ( 4) का अनुसरण 
करते हुए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद्द्वारा श्रीमती आसूबी पत्नी रफीक जो कि ग्राम पंचायत, नई ब्लाक पुन्हाना, जिला मेवात, नूंह के 
लिए दिनांक 11 जनवरी, 2009 को हुये उप चुनाव में सामान्य श्रेणी से सरपंच पद के लिए चुनी गई है, का नाम अधिसूचित करते हैं और जिस 
व्यक्ति के स्थान पर यह चुनी गई है उसकी शेष अवधि तक वह उस पद पर नियुक्त रहेगी ! 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 21 जनवरी, 2009 


चन्द्र सिंह, 
राज्य निर्वाचन 

आयुक्त , 

हरियाणा, चण्डीगढ़ ! 


